रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 98 


REGD . NO . D . L .-33004 / 98 


i 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग [ -- खण्ड 1 
PART 1 - Section 1 


GCNET HIM 


पा419 


1 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


11 11 


सं . 10 ] 
No. 10] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 15, 1994 . चोष 25 , 1920 
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 1999 /PAUSA 25 , 1920 


वाणिज्य मंत्रालय 

शुद्धिपत्र 
नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1999 


विषय : - पोटाशियम परमैंगनेट के आयात से संबंधित पाटनरोधी शुल्कों की समीक्षा -- अन्तिम जांच परिणाम । 


सं. 38 / 3 / 97 - ए. डी . डी .--- 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ ( डम्प की गई वस्तुओं की 
पहचान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण ) नियम, 1995 को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी दिनांक 18 दिसम्बर, 1998 
की अधिसूचना सं . 38/3/ 97 - ए. डी . डी . द्वारा अधिसूचित अन्तिम जांच - परिणामों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : -- 


अन्तिम जांच परिणामों के पैरा 20 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 


20. इस बात पर विचार किया गया था कि पहले संस्तुत शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को रोकने के लिए पर्याप्त होगा अथवा नहीं । इस प्रयोजन 
के लिए आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान निर्धारित की गयी घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत के साथ की गयी 
थी । जहां कहीं उक्त अंतर ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसारनिर्धारित पाटन मार्जिन से कम बैठता है, वहां पाटन मार्जिन से कम शुल्क की सिफारिश की गई 
है । तदनुसार यह सिफारिश की जाती है कि चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 28 के अंतर्गत आने 
वाले पोटाशियम परमैंगनेट के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पोटाशियम परमैंगनेट के आयातों 
पर प्रति मी . टन जो पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा वह प्रति मी . टन न्यूनतम 4532 रुपए ( चार हजार पांच सौ बत्तीस रुपए केवल ) के अधीन रहते हुए 
61, 153 ( इक्सठ हजार एक सौ तिरपन रुपए केवल) और आयातित पोटाशियम परमैंगनेट के प्रति मी . टन पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा । 


रति विनय झा , निर्दिष्ट अधिकारी 


MINISTRY OF COMMERCE 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 15th January, 1999 
Subject : - Review of anti-dumping duties concerning imports of Potassium Permanganate final findings . 

No. 38 / 3 /97 -ADD . - The Designated Authority , having regard to the Customs Act, 1975 as amended in 1995 and the 
Customis Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti -Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination 
of Injury ) Rules, 1995 , hereby makes the following corrections in the final findings notified vide Notification No. 38 /3 / 97 
ADD dated the 18th December , 1998 namely : -... 


143 GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part 1- - Sec . 1 ] 


Para 20 of the final findings shall be read as under :- - 
20 . It was considered whether the duty recommended earlier would be sufficient to prevent the injury to the domestic 

industry . The weighted average landed price of the imports, for the purpose , was compared with the fair selling 
price of the domestic industry determined for the period of investigation . Wherever the difference is lower than the 
duniping margin , determined as detailed hereinabove , a duty lower than the dumping margin is recommended . 
Accordingly , it is recommended that anti dumping duty per MT on the imports of Potassium Permanganate sball 
be the difference between Rs. 61, 153 /- (Rupees Sixty One Thousand One Hundred Fifty Three Only ) and the 
landed value per MT of the imported Potassium Permanganate subject to a minimum of Rs. 4 ,532 /- (Rupees: Four 
Thousand Five Hundred Thirty Two Only ) per MT be imposed , from the date of notification to be issued in this 
regard by the Central Government, on all imports of Potassium Permanganatc , falling under Chapter 28 of the 
Customs Tariff , originating in or exported from Peoples Republic of China. 

RATHI VINAY JHA , Designated Authority 


Printed by theManager, Govt.of India I ress , Ring Road , Mayapuri,New Delhi- 110004 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


